सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 माघ, 1939 ( श०) 


संख्या- 125 राँची, शुक्रवार , 


16 फरवरी, 2018 (ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


संकल्प 
8 फरवरी , 2018 


विषयः- उत्पाद प्रशासन को सृदृढ़ एवं सशक्त करने हेतु स्पेशल औक्सिलरीपुलिस (SAP ) सेवा प्राप्त 

करने के सम्बन्ध में | 


संख्या-03/विविध- 26-01/ 2017 -174 -- राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत , उत्पाद 
प्रशासन को सुदृढ़ करने , अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने तथा उत्पाद 
राजस्व में गुणात्मक संवृद्धि हेतु स्पेशल औक्सिलरीपुलिस ( SAP) झारखण्ड (जिसमें भारतीय सेना के 
सेवानिवृत्त सैनिक अनुबंध के तहत् सेवा प्रदान करते है) की सेवा उत्पाद एवं मद्य निषेध 
विभागान्तर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2045 
दिनांक 14 नवम्बर , 2017 के माध्यम से संसूचित है । 


___ 2. विवेच्य प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उत्पाद सिपाही के 
क्रमशः 67 एवं 521 रिक्त पदों के विरूद्ध 52 ( बावन ) अवर निरीक्षक उत्पाद और 300 (तीन सौ ) 
उत्पाद सिपाही के रिक्त पदों पर स्पेशल औक्सिलरीपुलिस (SAP) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार 


___ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 फरवरी, 2018 
पर की जायेगी। यह प्रतिनियुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2018 या प्रस्तावित नियमित नियुक्ति होने तक 
जो भी पहले हो , तक करने की स्वीकृति प्राप्त है । 


3. वस्तुतः संसूचित तिथि यथा दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्वीकृति यह मान कर 
ली गई थी कि यदि वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अन्त तक उत्पाद कार्य बल की नियमित नियुक्ति हो 
जाए तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी । परन्तु कतिपय प्रक्रियात्मक कारणों से उत्पाद कार्मिकों 
की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने में एक वर्ष की समय अवधि व्यतित होने की सम्भावना है । 
साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि स्पेशल औक्सिलरीपुलिस 
( SAP) की नियुक्ति आंशिक अवधि के लिए नहीं होकर पूरे वर्ष के लिए की जाती है । ध्यातव्य है 
कि उत्पाद प्रशासन के अधीन स्पेशल औक्सिलरीपुलिस (SAP ) की प्रतिनियुक्ति के बिन्दु पर अपर 
मुख्य सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये 
निर्णयानुसार पुलिस मुख्यालय के माध्यम से अनुशंसा/ चयन किया जाना विनिर्दिष्ट है । 


4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में स्पेशल औक्सिलरीपुलिस (SAP ) की प्रतिनियुक्ति के आधार 
पर सेवा प्राप्त करने की पूर्व संसूचित नियत अवधि दिनांक 31 मार्च, 2018 को संशोधित करते हुए 
एतदर्थ सेवा प्राप्ति की तिथि से अगले एक वर्ष तक विस्तारित की जाती है । तदनुसार विवेच्य 
निर्गत पूर्व संकल्प संशोधित समझे जायेंगे । 


_____ 5. साथ ही पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2045 दिनांक 14 नवम्बर , 2017 
में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेगा | 


6. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख -57 दिनांक 17 जनवरी , 2018 के आलोक मे 
मंत्रिपरिषद की दिनांक 24 जनवरी , 2018 को आहूत बैठक ( मद संख्या -18) में स्वीकृति प्रदान की 
गयी है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 125 -- 50 


